निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 830 ) 


6 कार्तिक 1935 ( श० ) 
पटना, सोमवार , 28 अक्तूबर 2013 


पर्यटन विभाग 


शुद्धि - पत्र 

4 अक्तूबर 2013 
सं0 पर्य० / यो० ( रा०) - 16 / 12 - 3320 — पर्यटन विभाग , बिहार, पटना द्वारा वर्ष 2012 में राज्य के चिन्हित 
पर्यटन परिपथों में अवस्थित गैर नियोजित प्रक्षेत्रों के द्वारा संचालित मार्गीय सुविधा यथा ढाबों / लाईन होटलों / मोटलों 
आदि के उन्नयन एवं मानकीकरण हेतु विभागीय संकल्प संख्या 1415, दिनांक 15.05. 2012 एवं इसी अनुरूप निर्गत 
संकल्प संख्या 269 दिनांक 04.02. 2013 के द्वारा निर्गत प्रोत्साहन नीति 2012 में कण्डिका ( Xi) के कण्डिका ( 05 ) में 
निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है । 

प्राक्कलित राशि के आधार पर एक चौथाई निर्माण कार्य होने के बाद प्रथम 1, 00 ,000 ( एक लाख रूपये) या 
20 प्रतिशत देय अनुदान जो भी कम हो के अग्रिम संबंधित होटल / ढाबों मालिकों को चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के 
माध्यम से उनके खाते में भुगतान किया जाएगा । 
आदेश: — आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति बिहार गजट के विशेष अंक , सुविख्यात पत्रिकाओं और 

समाचार - पत्रों में प्रकाशित की जाय और सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षों और अधीनस्थ पदाधिकारियों 
के बीच परिचालित की जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह०) अस्पष्ट , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 830 -571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


